रजिस्ट्री सं० डी- 222 


REGISTERED NO , D -222 


PATNA 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - - 


स० 3 ] 
No. 3] 


नई दिल्ली , शनिवार, फरबरी 27 , ( फाल्गुन 8, 1886 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , FEBRUARY 27, 1965 (PHALGUNA 8, 1886 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


भाग - खण्ड 3 
PART I- SECTION 3 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों , बिनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issue 

by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 27 फरवरी 1965 
मं० 512, दिनांक 5 फरवरी 1965 --- राष्ट्रपति को यह 
निदेश देते हुए प्रसन्नता हुई है, कि महाराष्ट्र राज्य में प्रादेशिक 
सेना के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह 
देने के लिए , प्रादेशिक सेना के लिए उस राज्य में राज्य सलाहकार 
समिति पुनः संगठित की जाए । 
2 . समिति इन पर सम्मिलित होगी : --- 

सभापति 
मख्यमन्त्री महाराष्ट्र 

उप - सभापति 
गृह मंत्री , महाराष्ट्र 

सरकारी सवस्य 
1 . सचिव , महाराष्ट्र सरकार , गृह विभाग । 
2. जी० ओ० सी० महाराष्ट्र तथा गुजरात क्षेत्र , बम्बई । 
3. महायक निदेशक , प्रादेशिक सेना , दक्षिण आदेश, पूना । 
4 . निदेशक , कामदिलाऊ विभाग , महाराष्ट्र, बम्बई । 

गैर- सरकारी सदस्य 
1. श्री डी० वाई . पावार, संसद् -सदस्य ( पदेन ) । 
2. श्री के० एस० घारिया , सदस्य विधान सभा । 
3. श्री शिवराम मावंत खेम सावंत भोसले , मदस्य विधान 

सभा । 
4. राजा प्रतापसिंह राव भोंसले । 
5. प्रधान , भारतीय वणिक मण्डल , बम्बई । 
6. चेयरमैन , कारखानादार मण्डल , बम्बई । 

सधिव 
जी० एस० ओ० 2 ( प्रा० से . ) महाराष्ट्र तथा गुजरात क्षेत्र , 

मुख्यालय , बम्बई । 
3. समिति के गैरसरकारी सदस्यो की नियुक्ति कार्यकाल दो 
वर्ष है । 
L/423GI/ 64 


4. समिति के कार्य होंगे : ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को 
प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण सम्बन्धी किमी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 
5. बैठकों में भाग लेने के लिए, गैरसरकारी सदस्यों को , समय 
समय पर संशोधित , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ० 6 ( 26 )- ई० / 59, दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा स्वीकृत 
दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जाएगी । 
6. आदेश जारी किया गया कि उपरोक्त मे , सेनाध्यक्ष , वित्त 
सलाहकार , वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) , मुख्य मंत्री , महाराष्ट्र 
सरकार को सूचित कर दिया जाए । 
7. प्रतिरक्षा मंत्रालय का समय - समय पर संशोधित संकल्प 
संख्या 2940, दिनांक 21 नवम्बर 1962, जो 22 दिसम्बर 
1962 को भारत के राजपत्र के भाग प्रथम , अनुभाग तृतीय में 
प्रकाशित हुआ था , एतद्वारा निरसित किया जाता है : 
8 . आवेश जारी कर दिया गया कि इस संकल्प को भारत के 
ग़ाजपा में प्रकाशित कर दिया जाए । 

सं0 513, दिनांक 5 फरवरी 1965 - - राष्ट्रपति को यह 
निदेश देते हुए प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान राज्य में प्रादेशिक 
सेना के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने 
के लिए प्रादेशिक सेना के लिए उस राज्य में राज्य सलाहकार 
समिति पुनः संगठित की जाए । 
2. समिति इन पर सम्मिलित होगी : - - 

सभापति 
मुख्य मंत्री, राजस्थान । 

उप - सभापति 
उपमंत्री ( गृह ), राजस्थान । 

( क ) सरकारी सदस्य 
1. गृह सचिव । 
2. विकास आयुक्तक । 
3. जी० ओ० सी० दिल्ली तथा राजस्थान क्षेत्र । 


( 5 ) 


THE GAZETTE OFINDIA, FEBRUARY 27 , 1965 ( PHALGUNA 8, 1886 ) 


[ PART I- SEC . 3 


( ख ) गैर सरकारी सदस्य 
1. श्री टी० मनाएन, मंसद्-सदस्य ( पदेन ) । 
2. श्री प्रताप चन्द्र चन्दर , मदस्य विधान सभा , 23निर्मलचन्द्र 

स्ट्रीट , कलकत्ता - 12 | 
3. प्रधान , बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल , कलकत्ता - 1 । 
4. प्रधान , भारतीय वाणिक मंडल , कलकत्ता - 1 । 
5. उप -कुलपति , कलकत्ता विश्वविद्यालय , कलकत्ता - 7 । 
6 . रेक्टर जादवपुर विश्वविद्यालय , कलकत्ता - 32 । 
7. श्री एस० सी० घोप मलिक , 10/ 34 डी०, देशप्रापा 

शम्समल रोड , तलई गंज , कलकत्ता । 
8. ले० करनल एम० एल० खेतान, 226/ 1, लोअर सरकुलर 

रोड , कलकत्ता - 20 । 
9. मेजर बी० सी० घोष , 23/ मी० , वेन्यापुकूर लेन , 

कलकत्ता- 14 । 
10. श्री तुषार कान्ती घोष , सम्पादक अमृत बाजार पत्रिका , 
___ 14, आनन्द चैटरजी लेन , कलकत्ता - 3 । 


11. श्री अशोक कुमार सरकार , समपादक अनन्द बाज़ार 
पत्रिका , 6, सूतरकिन स्ट्रीट , कलकत्ता - 1 । 


सचिव 


( ख ) गैर सरकारी सदस्य 
1. श्री पन्नालाल बारूपाल , संसद् -सदस्य , राजस्थान । 
2. श्री जुझार सिंह, मवस्य विधान सभा , राजस्थान । 
3. श्री छुट्टनलाल , सदस्य विधान सभा , राजस्थान । 
4. अध्यक्ष , व्यापार मण्डल अथवा उसका प्रतिनिधि । 
5. श्री सीसराम ओला , सदस्य विधान सभा , राजस्थान । 

सचिव 
जी० एस० ओ० मुख्यालय दिल्ली तथा राजस्थान क्षेत्र, 

दिल्ली छावनी । 
3. समिति के गैर मरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल दो 
वर्ष है । 
4. समिति के कार्य होंगे : ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को 
प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 
5. बैठकों में भाग लेने के लिए , गैर सरकारी सदस्यों को समय 
समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 
6 ( 26 )- ई० / 59 , दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा स्वीकृत दर 
पर याना भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जाएगी । 
6. आदेश जारी किया गया कि उपरोक्त से , सेनाध्यक्ष , विस्त 
सलाहकार, वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) , मुख्य मंत्री, राजस्थान 
सरकार को सूचित कर दिया जाए । 
7. आदेश जारी कर दिया गया कि इस संकल्प को भारत 
सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 
8. प्रतिरक्षा मंत्रालय के समय- समय पर संशोधित संकल्प 
संख्या 2275 - म , दिनांक 3 सितम्बर 1962 को भारत के राजपत्र 
के भाग प्रथम , अनुभाग तृतीय में प्रकाशित हुआ था , एतत्वारा 
निरसित करा जाता है । 

सं0514, दिनांक 5 फरवरी 1965 - राष्ट्रपति को यह निर्देश 
देते हुए प्रसन्नता हुई है कि पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रादेशिक सेना 
के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के 
लिए इस राज्य म प्रादेशिक सेना के लिए राज्य सलाहकार समिति 
पुनः संगठित की जाए । 
2. समिति इन पर सम्मिलित होगी : -- 

सभापति 
मुख्य मंत्री , पश्चिमी बंगाल । 

उपसभापति 
राज्य मंत्री, उच्छल्क तथा गृह ( पुलिस तथा रक्षा ) विभाग , 
पश्चिमी बंगाल सरकार । 

( क ) सरकारी सदस्य 
1. मुख्य सचिव , पश्चिमी बंगाल सरफार । 
2. जी० ओ० सी० बंगाल क्षेत्र , फोर्ट विलियम , कलकत्ता- 21 । 
3. सचिव , गृह विभाग , पश्चिमी बंगाल सरकार । 
4. चेयरमैन , टी . बोर्ड , कलकत्सा- 1 । 
5. जनरल मैनेजर, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता -1 । 
6. जनरल मैनेजर, दक्षिण-पूर्व रेलवे , कलकत्सा -43 । 
7. सहायक निर्देशक , प्रादेशिक सेना , मुख्यालय , पूर्वी कमान , 
___ फोर्ट विलियम , कलकत्ता - 21 । 
8. चेयरमैन , पोर्ट कमीशन , कलकत्ता - 1 । 
9. पोस्ट मास्टर जनरल ,पश्चिमी बंगाल सकिल, कलकत्ता- 1 । 
10. कमिश्नर , कलकत्ता नगर निगम , कलकत्ता - 31 । 
11. जी० एस० ओ० 2 ( प्रा० से . ) मुख्यालय , बंगाल क्षेत्र 

फोर्ट विलियम , कलकत्ता - 21 । 
12. मुख्यालय , कलकत्सा भरती क्षेत्र , फलकत्ता - 20 । 
13. निर्देशक , राष्ट्रीय नौकरी दिलाऊ सेवा , पश्चिमी मंगाल । 


सह- सचिव , पश्चिमी बंगाल सरकार , गृह विभाग तथा समन्वय 

अधिकारी राज्य प्रतिरक्षा । 
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का नियक्ति -कार्यकाल दो 
वर्ष है । 
4. समिति के कार्य होगे : ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को 
प्रोत्साहन देना , तथा ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 
5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को समय 
समय पर संशोधित , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 
6 ( 26 ) बी0/ 59, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी 
की जाएगी । 
6. आदेश जारी किया गया कि उपरोक्स से सेना अध्यक्ष , 
वित्त सलाहकार, वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य मंत्री , 
पश्चिमी बंगाल सरकार को सूचित कर दिया जाए । 
7. यह आदेश भी जारी कर दिया गया कि संकल्प को भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 
8. प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प संख्या 245, दिनांक 10 
जनवरी 1963, जो 2 फरवरी 1963 के भारत के राजपन के 
भाग प्रथम , अनुभाग ततीय में प्रकाशित हुआ था , एतत्वारा निरमित 
किया जाता है । 

ए०सी० बोस, उप- सचिव 
सं० 515, दिनांक 5 फरवरी 1965 - संशोधम -बिहार 
राज्य में प्रादेशिक सेना के लिए राज्य सलाहकार समिति की स्थापना 
करने संबंधी, भारत के राजपत्र दिनांक 29 जुन 1963 के भाग 
प्रथम , अनुभाग तीसरे में प्रकाशित होने वाले संसोधित संकल्प संख्या 
1411, दिनांक 30 मई 1963 में निम्न और संसोधन किया 
गया है : - - 

सरकारी सदस्य शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिविस नाम 
जोड़िए : 
" नं . 6 सिविल डिफेंस कमिश्नर , बिहार " । 

गणेश स्वरूप , अपर सचिव 


= 


PART I - SEC . 3] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 27 , 1965 ( PHALGUNA 8, 1886 ) 
-- 

- - = - - = - = - = = 
MINISTRY OF DEFENCE 

4 . Thc functions of the Committee will be ( i) to encourage 

recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 
RESOLUTIONS 

local problem regarding recruitment, development and training 
New Delhi, the 27th February . 1965 

in the Territorial Army. 
No. 512 , datcd Sih Fch . 1965. - To advise the Government 5 . The non -ollicial members will be paid travelling allow 
of India on matters relating to the development of the Terrj. ance and daily allowances for attending the meetings at the 
torial Army in the State of Maharashtra , the President has been rates mentioned in the Ministry of Finance Olice Memoran 
pleased to direct that the State Advisory Committee for the dum No. F . 6126 ) - B -IV / 59, dated the 5th September, 1960 
Ferritorial Army be reconstituted , 

as amended from time to time. 
2 . The Committee shall consist of : 

6 . Ordered that the foregoing be communicated to the Chief 
Chairman 

of the Army Staif, Financial Adviser , Ministry of Finance 

( Defence ) , the Chief Secrctary to the Government of Rajas 
The Chief Minister, Maharashtra . 

than . 
Vice -Chairman 

7 . Ordered also that the resolution be published in the 

Gazette of lodia . 
Official 11cibers 

8 . Ministry of Defence Resolution No . 2275 - A , Jated the 
1 . The Secretary to the Government of Maharashtra , 

3rd September , 1962, published in the Gazette of India , Part I, 
Home Department. 

Section 3 , dated the 13th October 1962 , as amended froin timo 
2 . The General Officer Commanding, Maharashtra and 

to time is hereby cancelled . 
Gujarat Arca , Bombay. 

No. 514 , uted 5th Feb . 1965, — To advise the Government 
3 . The Assistant Director , Territorial Army, Southern of India on matters relating to the development of the Terri 
Command, Poona . 

torial Army in the State of West Bengal, the President has 
4 . The Director, Employment Exchange, Maharashtra, been pleased to direct that State Advisory Committee for the 
Bombay. 

Territorial Army he reconstituted . 
Non - Official Members 

2 . The Committee shall consist of : 
1. Shri D . Y . Pawar, M . P . (er-officio ) . 

Chairman 
2 . Shri K . S . Dhariu , M .L . A , 

Chief Minister, West Bengal. 
3. Shri Bhivasam Sawant Khem Sawant Bhosle, M ,L .A . 

Deputy Chairman 
4 . Raja Pratapsingruo Bhosle . 

Minister of State, Excise and Home ( Police and Def 
5 . The President, Indian Merchants Chamber , Bombay. 

ence ) , Department, Government of West Bengal. 

( A ) - Official Mumhers 
Secretary 
General Staff Officer 2 ( TA ), Headquarters, Maharashtra 

1 . Chief Secretary , Government of West Bengal. 
and Gujarat Area , Bombay . 

2 . General Officer Commanding, Bengal Area , Fort Wil 
3. The tenure of appointment of non -official members of 

liam , Calcutta - 21. 
the Committee is two years, 

3 . Secretary, Home Department, Government of West 
4 . The functions of the Committee will be (i ) to encuorage 

Bengal. 
recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 

4 . Chairman , Tea Board , Calcutta -1 . 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army. 

5 . General Manager, Eastern Railway, Calcutta -1. 
5 . The non - officiul members will be paid travelling allow 

6 . General Manager , South Eastern Railway, Calcutta -43. 
ance and daily allowance for attending the meeting at the rates 

– 43 . 
sanctioned in the Ministry of Finance , Olice Memorandum 
No . F . 6 ( 26 ) / E - IV / 59 , dated the 5th September, 1960 as 

7 . Assistant Director of Territorial Army, Headquarters, 
amended from time to time. 

Eastern Command , Fort William , Calcutta -21, 
6 . Ordered that the foregoing be communicated to the Chief 

8 . Chairman , Port Commissioners, Calcutta - 1. 
of the Army Staff , Financial Adviser , Ministry of Finance 
(Defence ) and the Chief Secretary to the Government of 

9 . Post Master General West Bengal Circle, Calcutta - 1. 
Maharashtra . 

10 . Commissioner , Calcutta Corporation , Calcutta- 13 . 
7 . Ministry of Defence , Resolution No. 2940 dated 21st 
November, 1962 , published in the Gazette of India , Part I , 

11. GSO 2 ( TA ) , Headquarters, Bengal Area , Fort William , 
Section 3 , dated the 22nd December , 1962, as amended from 

Calcutta - 12 . 
time to time, is hereby cancelled . 
8 . Ordered that the Resolution he published in the Gazette 

Area , Calcutta - 20 . 
of Todia . 
No. 513 , dated 5th Feb . 1965, - - To advise the Government 

13 . Director of National Employment Service , West 

Bengal. 
of India on matters relating to the development of the Terri 
torial Army in the State of Rajasthan , the President has been 

( B ) - Non -officiul Members 
pleased to direct that a State Advisory Committee for the 
Territorial Army be re - constituted . 

1. Shri T . Manaen , M .P . ( ex -oficio ). 
2 . The Committee shall consist of : 

2 . Shri Pratap Chandra Chundur, M .L .A ., 23 , Nirmal 
Chairman 

Chandra Street, Calcutta - 12 . 

3 . President, Bengal Chamber of Commerce and Indus 
Chief Minister, Rajasthan 

tries , Calcutta - 1. 
Vice -Chairman 

4 . President, Indian Chamber of Commerce , Calcutta - 1, 
Deputy Minister (Home), Rajasthan 

5 . Vice- Chancellor, University of Calcutta, Calcutta -7 . 
Official Members 

6 . Rector , Jadavpur University, Calcutta -32 . 
1 . Development Commissioner . 

7 . Shri S , C . Ghosh Maulik , 10 / 34 D , Deshpran Shams 
2 . Home Secretary . 

mal Road, Tallygunj, Calcutta . 
3 . G .O .C ., Delhi and Rajasthan Area . 

8 . Lt. Col. M . L . Khaitan , 226 / 1, Lower Circular Road , 

Calcutta -20 . 
Non -Official Members 

9. Major B . C . Ghosh , 23 / C , Beniapukur Lane, Calcutta 
1. Shri Panna Lal Barupal, M . P., Rajasthan . 

14 . 
2 . Shri Jhujbar Singh , M .L . A ., Rajasthan , 

10 . Shri Tushar Kanti Ghosh , Editor, Amrita Bazar 
3 . Shri Chhuttan Lal, M .L .A ., Rajasthan , 

Patrika , 14 , Ananda Chaterjce Lane, Calcutta -3 . 
4 . President of the Chamber of Commerce or his repre 

11. Shri Ashok Kumar Sarkar, Editor, Ananda Bazar 
bentative. 

Patrika , 6 , Sooterkin Street, Calcutta - 1 . 
5. Shri Sees Ram Ola, M .L .A ., Rajasthan , 

Secretary 
Secretary 

Joint Secretary to the Government of West Bengal, 
General Staff Officer 2 ( TA ), Headquarters, Delhi, & 

Home Department, and State Defence Co - ordination 

Officer 
Rajasthan Area , Delhi Cantt . 
3. The topure of appointment of the non -official members 

3 . The tenure of appointment of the non -official members 
of the Committee is two years. 

of the Committee is two years . 


- 


- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 27 , 1965 (PHALGUNA 8 , 1886 ) [PART I - SEC . 3 
-- -- - - 

4 . The function of the Committce will be ( i ) to encourage 8 . Ministry of Defence Resolution No . 245, dated the 10th 
recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any January, 1963 , published in the Gazettc of India , Part I, Sec 
local problem regarding recruitment, development and train tion 7 , dated the 2nd February, 1963, is hereby cancelled . 
ing in the Territorial Army. 

A . C . BOSE , Dy. Secy . 
5. The non -official members will be paid travelling allow 
ance and daily allowances for attending the meetings at the 
Tates mentioned in the Ministry of Finance Office Memoran 

No 515 , Jated 5th Fch . 1965 . — Corrigendum . Ministry of 
dum No . F . 6 ( 26 ) - B - IV / 59 , dated thc 5th September , 1960 
as amended from time to time. 

lished in the Gazette of India , Part I, Section 3 , dated the 

29th Juno , 1963, as amended , regarding re - constitution of the 
6 Ordered that tho foregoing bc communicated to the Chief State Advisory Committee for the Territorial Army in tho 
of the Amy Staff , Financial Adviser , Ministry of Finance State of Bihar is further amended as follows : 
(Defencc ) and the Chief Secretary to the Government of West 
Bengal. 

Under Heading ( 1 ) Official Members In para 2 . 

Add " 0 . Cıvıl Defence Commissionei, Bihar." 
7. Oidered also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 

GANESH SWARUP, Under Secy . 


PINTAD IN INDIA W TWO. VANAGAR , GOVERNMENT OF INDIA PLUS , 
FALDAJAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965 


